रजिस्ट्री सं०डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L -33004/ 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यपाजपत 


The Gazette of India 


Mas 


- 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप- खंड ( i) 
PARTI - Section 3 .--- Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 771 ] 

नई दिल्ली , बहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2001 / आश्विन 26, 1923 
No. 771 ] 

NEW DELHI, THURSDAY , OCTOBER 18 , 2001 /ASVINA 26 , 1923 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर , 2001 
का . आ . 1045 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित संस्थानों की उन 
पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में यथा उल्लिखित अनुमानित लागत समिति द्वारा जैसी 
की अनुमोदित की गई है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि, जिसे धारा 35 कग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात 
किया जाना है , को भी विनिर्दिष्ट करती है , नामत: 

सारणी 
क्रम संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम तथा उसकी अनुमानित धारा 35 कग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात 
লাশয় 

की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि 


. 


548 . 90 लाख रुपए 


अरावली विकास मंडल , 
302 मैतिर कॉऑपरेटिष 
हाउसिंग सोसाइटी, 
गोलांगी मिल रोड , परेल , 
मुम्बई- 400012 
एम. एच. चन्नेगौडा 
विद्यानिलय ( रजि. ) , 
मदूर - 571428 , 
मांडया जिला, कर्नाटक 


38. 46 लाख रुपए 


अरावली, जिला सिन्धीदुर्ग महाराष्ट्र में स्टाफ 
हेतु आवास भवन का निर्माण, उपस्करों / 
मशीनों की खरीद, अरावली मेडिकल तथा 
अनुसंधान केन्द्र की साज- सज्जा, अनुमानित 
लागत 590 .00 लाख रुपए । 
मदर टाउन, जिला मांडया, कर्नाटक में 
कमला नेहरू शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का निर्माण , 
उपस्करों /किताबों की खरीद, स्थापना तथा 
उसको चलाना, अनुमानित लागत 45. 76 
लाख रुपए । 

( 1 ) 


3310 01/2001 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II--- Sec . 3 (ii )] 


1 2 
___ कांउसिल फॉर रूरल वेलफेयर बगबेरिया गांव, सबंग ब्लॉक , मिदनापुर जिला, 

6. 17 लाख रुपए 
पो . आ .- सबंग, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में वृद्धाश्रम का निर्माण, अनुमानित 
पश्चिम बंगाल - 721144 लागत 6.17 लाख रुपए । 
सिपला कैन्सर एण्ड एड्स वारजे, पुणे में निर्माण, साज सज्जा, उपस्करों, सड़क 270 . 00 लाख रुपए 
फाउन्डेशन द्वारा सिपला विकास तथा मैडिकल और पैरामेडिकल छात्रों के 
लिमिटेड, मुम्बई सेन्ट्रल, लिए पल्लियाएटिव केयर साइंस में हेमेड शिक्षा तथा 
मुम्बई- 400008 

अनुसंधान संस्थान को चलाना , अनुमानित लागत 

270 .00 लाख रुपए । 
5 . सेन्स इन्टरनेशनल ( इंडिया ), अखिल भारत में बधिर- अन्धे लोगों के लिए व्यापक 2. 00 करोड़ रुपए 

4b5, फेवरेट रेसीडेन्सी, संत पुनर्वास सेवाएँ , अनुमानित लागत 3. 00 करोड़ रुपए । 
जेवियर लोयोला स्कूल के सामने , 
मेमनगर , अहमदाबाद- 390015 
संचार , कला एवं संस्कृति , निंगयाउखोंग, जिलाविष्णुपुर , मणिपुर में बालिकाओं 313.75 लाख रुपए 
विज्ञान , आर्थिक विकास और के लिए स्कूल तथा छात्रावास और आवासीय स्कूल को 
शिक्षा केन्द्र ( डी -कैसअस चलाने के लिए भवन निर्माण, खेल सामग्री, वर्दी, 
एजुकेशन सेन्टर ), डीसीईसी, उपकरणों, साज - सज्जा, उपस्करों, किताबों आदि की 
मुख्यालय निंगयाउखोंग, खरीद अनुमानित लागत 883.84 लाख रुपए । 
विष्णुपुर जिला, 
मणिपुर - 795126 
कांउसिल फॉर रूरल वेलफेयर, संबग ब्लोक मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल में संपोषित 4.45 लाख रुपए 
पो . आ .- सबंग, 

कृषि के लिए किसान सहयोग केन्द्र, अनुमानित लागत 
जिला -मिदनापुर , 

5.94 लाख रुपए । 
पश्चिम बंगाल -721144 
कुप्पुस्वामी नायडु चेरिटी ट्रस्ट अनैकट्टी में चिद्भावनन्दा रूरल एजुकेशन एण्ड 557 . 75 लाख रुपए जिसमें 500 . 00 
फॉर एजुकेशन एण्ड मैडिकल मैडिकल सेन्टर , धीरापन्डी , रूरल मैडिकल सेन्टर को लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है । 
रिलीफ , 88 नेताजी रोड, . चलाना और मै . जी . कुप्पपुस्वामी नायडु मैमोरियल 
पप्पानकेनपलायम , 

अस्पताल का निर्माण एवं उसको चलाना, अनुमानित 
कोयम्बटूर- 641037 लागत 557.75 लाख रुपए जिसमें 500.00 लाख रुपए 

की कार्पस निधि शामिल है । 
पोलियो इरैडीकेशन प्राइवेट अखिल भारत में निजी क्षेत्र का पोलियो उन्मूलन अभि 2500. 00 लाख रुपए 
सैक्टर कैम्पेन ट्रस्ट, द्वारा यान कैम्पेन, अनुमानित लागत 2500.00 लाख रुपए । 
यूनाईटेड फॉसफोरस लिमिटेड 
यूनीफोस हाउस, सी . डी. मार्ग, 
11वां रोड, खार ( पश्चिम ) , 
मुम्बई - 400052 

2. यह अधिसूचना क्रम संख्या 9 में उल्लिखित परियोजना के संबंध में निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 तथा 2003 - 2004 के संबंध में दो वर्ष की 
अवधि के लिए तथा क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 और 8 में उल्लिखित परियोजनाओं और स्कीमों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2002 - 2003, 2003 
2004 तथा 2004 - 2005 के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 326 - 2001 / फा. सं. 100/ 2001 ] 

जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( रा. स. ) 


[ TTII — 3 (11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department ofRevenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th October, 2001 
S. O . 1045 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National 
Committee, hereby specifies the eligible projects or schemes of the institutions mentioned in column 2 of the Table , as 
approved by such Committee whose estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies 
in the column (4 ) of the said Table , the maximum amount of such costwhich may be allowed as deduction under the said 
section 35AC , namely : 

TABLE 
Serial Name of the Institution 

Project or schemeand estimated Maximum amount of cost 
No. 

cost thereof 

to be allowed as deduction 
under section 35AC 


4 ) 


Rs. 548 .90 lakhs. 


Aravali Vikas Mandal, 
302 , Maitri Cooperative Housing 
Society , GolangiMill Road , 
Parel,Mumbai-400012 . 


Rs. 38.46 lakhs. 


MH. Channcgowda Vidyanilaya (R ), 
Maddur-571428 , 
Mandya District, 
Karnataka . 


Construction of building , residential 
quarters for staff , purchase of 
equipments/machines, furnishing of 
Aravali Medical and Research Centro 
at Aravali, District Sindhidurg , 
Maharashtra, likely to cost Rs. 590,00 
lakhs. 
Construction of building , purchase of 
equipments/books, furnishing , 
establishmentand running of 
vocationaleducation and training 
centre - Kamla Nehru Education 
and Rehabilitation Centre atMaddur 
Town ,Mandya District, Karnataka, 
likely to cost Rs. 45 .76 lakhs. 
Construction of Old Age Home at 
Bagberia Village, Sabang Block , 
Midnapore District , West Bengal, 
likely to cost Rs. 6 . 17 lakhs. 
Construction , furnishing, equipments , 
road development and running of 
Hemmed Institute for Education and 
Research in Palliative Care Science 
for medical and paramedical students 
at Warje , Pune, likely to cost 
Rs. 270 .00 lakhs. 
Comprehensive rehabilitation services 
for the dcafblind all over India , likely 
to cost Rs. 3 .00 crores. 


Rs. 6 . 17 lakhs. 


Council for Rural Welfare, 
P.O . Sabang , District Midnapore, 
West Bengal- 721144. 


Rs. 270.00 lakhs. 


Cipla Cancer and Aids Foundation , 
CloCipla Limited ,Mumbai Central, 
Mumbai -400008 . 


5 . 


Rs. 2 .00 crores. 


Sense International (India ), 
405 , Favorite Residency, 
Opposite Saint Xavier s Loyola 
School,Memnagar , 
Ahmedabad - 380015 . 
Development on Communication , 
Arts and Culture , Science, Economic 
and Education Centre, (D - Casus 
Education Centre ), DCEC , H /o 
Ningthoukhong, Bishnupur 
District,Manipur-795126 . 


Rs. 313 . 75 lakhs. 


Construction of building for running 
of school and hostel and Residen 
tial school for girls, sports materials, 
uniforms, utensils , furnishing, 
purchase of equipments, books etc . 
at Ningthoukhong, Bishnupur 
District, Manipur, likely to cost 
Rs. 883.84 lakhs. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - SEC , 3 (ü )] 


Rs. 4 .45 lakhs. 


Council for Rural Welfare, 
P. O . Sabang, District Midnapore, 
West Bengal- 721144 , 


TheKuppuswamyNaidu Charity 
trust for Education and Medical 
relief, 88, Nethaji Road , 
Pappanaickenpalayam , 
Coimbatore -641037. 


Rs. 557.73 lakhs including a 
corpus fund of Rs. 500 . 00 
lakhs. 


Farmers Co -operation Centre for 
sustainable agriculture at Sabang 
Block ,Midnapore District,West 
Bengal, likely to cost Rs. 5,94 lakhs. 
Running of Chidbavananda Rural 
Education and Medical Centre , 
Veerapandi, RuralMedical Centre at 
Anaikatti and construction and 
running of M /s. G . Kuppuswamy 
Naidu Memorial Hospital at Coim 
batore , Tamil Nadu , likely to cost 
Rs. 557. 75 lakhs including a corpus 
fund of Rs. 500 ,00 lakhs . 
Polio Eradication Private Sector 
Campaign all over India , likely to 
cost Rs. 2500 .00 lakhs. 


Rs. 2500 .00 lakhs. 


Polio Eradication Private Sector 
Campaign Trust, 
Clo United Phosphorus Limited , 
Uniphos House, C .D .Marg , 
Ilth Road, Khar (West),Mumbai 
400052. 


2 . This notification shall remain in force for a period of two years in relation to assessment years 2002 -2003 and 2003 
2004 in respect of project mentioned at serial No . 9 and for a period of threc years in relation to assessment years 2002- 2003 , 
2003 - 2004 and 2004 -2005 in respect of projects and schemes mentioned at serial Nos. 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 , 7 and 8 . 

No. 326 -2001/F No. 100 /2001 ] 
G . C . SRIVASTAVA , Socy. (N .C .) 


अधिसूचना 


af foreit, 18 390 CPU, 2001 


OT. 31 . 1046 ( 37 ).-- 378497 ffyn , 1961 ( 1961 143 ) TUNT 3506 2 p ohy us ( u ) Firer yfoa 3TYTT 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभा 
fariin 12 YTRT, 1993 af F . 1.341 . 602 ( 37 ) # FFFAR HITTA , THA : 


341 aferen Arv e 12J an ( 4 ) 440 to 1571, H - 14 , FREE Trian, 
नई दिल्ली - 110016 , से संबंधित है, जो धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में 
37871 , 315 en YC 2000.00 Mia 59 PA 92 314 , 379977 4000.00 MTG 19 ufre for TICHTI 


( 1. 327- 2001 / F1.H . TH FI - 100 /2001 ] 

of it . K14 , afu ( T, H .) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th October, 2001 
S .O . 1046 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- lax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National 
Committee hereby amends the notification of Government of India ,Ministry of Finance (Dcpartment of Revenue ) number 
S . O . 602 (E ) dated 12th August, 1993 , namely : 

In the said notification , in the Table , against serial number 12 relating to Helpage India , C -14 , Qutab Institutional 
Area, New Delhi - 110016 , in column (4 ) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC , 
for the letters, figures and word ,“ Rs. 2000,00 lakhs", the letters, figures and word “ Rs: 4000.00 lakhs” shall be substituted . 

No. 327 - 2001/F .No.NC - 100 /2001 ] 

G . C . SRIVASTAVA , Secy. (N .C .) 


[ भाग II--- खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2001 
का . आ . 1047( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं . का , आ . 832 ( अ ) जिसे दिनांक 28 मार्च, 2001 की 
अधिसूचना सं. का . आ . 287 ( अ ) द्वारा संशोधित किया गया था , के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कर्णप्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्णराव रोड, तेनामपेठ , चेन्नई 
600018, तमिलनाडु द्वारा राजा कृष्णराव रोड, तेनामपेठ, चेन्नई में अनाथ, निस्सहाय एवं परित्यक्त शिशुओं के लिए परित्यक्त शिशु सह दत्तक केन्द्र 
को चलाने की योजना को निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , समिति 
ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 115 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्णप्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्णराव रोड, तेनामपेठ, चेन्नई - 600018, तमिलनाड द्वारा चलाई जा 
रही राजा कृष्णराव रोड, तेनामपेठ, चेन्नई में अनाथ, निस्सहाय एवं परित्यक्त शिशुओं के लिए परित्यक्त शिशु सह दत्तक केन्द्र को चलाने की 
परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 20 लाख रुपए की कार्पस निधि 
सहित चालीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 328 - 2001/ फा. सं . एन. सी . - 100 / 2001 ] 

जी. सी . श्रीवास्तव, सचिव ( रा. स. ) 
NOTIFICATION 

New Delhi ,the 18th October , 2001 
S . O . 1047 ( E ). — Whereas by notification of the Goverment of India in the Ministry of Finance number S . O . 832 (E ) 
daled the 184 September, 1998 as amended by S .O . 287(E ) dated the 28th March , 2001, issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC , ofthe Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),the CentralGovernment had specified at serial number 
7 , for Running of Foundling -cum -adoption centre for orphaned and destitute children and abandoned babies at Raja 
Krishna Rao Road , Teynampet, Chennai, by Karna Prayag Trust, 7, Raja Krishna Rao Road , Teynampet, Chennai - 600018 , 
Tamilnadu, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999 -2000 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond thrce years; 

And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed 
properly,made a further recommendation under sub - rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years; 

Now ,therefore , the CentralGovernment,in exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) 
of the Explanation to scction 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
Running of Foundling -cum -adoption centre for orphaned and destitute children and abandoned babics atRaja Krishna Rao 
Road , Teynampet, Chennai, which is being carried out by Karna Prayag Trust, 7, Raja Krishna Rao Road, Teynampet , 
Chennai - 600018 , Tamilnadu , at the estimated cost of rupees forty lakhs plus a corpus fund of rupees twenty lakhs only, as 
an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 -2003 . 

INo. 328 - 2001/ F. No. NC - 100/ 2001 ] 

G. C . SRIVASTAVA, Secy.( N. C .) 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर , 2001 


का . आ . 1048( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 की अधिसूचना सं. का. आ 844 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वेणु चैरिटेबल 
सोसायटी, सी -40, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट - 2, नई दिल्ली द्वारा शेखसराय, नई दिल्ली में वेणु आई इंस्टीट्यूट तथा रिसर्च सेन्टर को निर्धारण वर्ष 1996 
1997 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद 
में करनिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं. का . आ . 224 ( अ ) द्वारा 
आगे बढ़ाया गया था , 


331001/ 200 / - २ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEL . ३ ( i)] 


- 


- 


- 


- 


%3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है । 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति 
ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 115 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेणु चैरिटेबल सोसायटी सी - 40, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट - 2, नई दिल्ली द्वारा चलायी जा रही 
शेखसराय, नई दिल्ली में पेणु आई इंस्टीट्यूट तथा रिसर्च सेन्टर की स्कीम अथवा परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले तीन 
वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र 12 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है । 

[ सं. 329 - 2001 / फा. सं. एन. सी .- 100/ 2001 ] 

जी. सी . श्रीवास्तव, सचिव ( रा. स . ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th October , 2001 
S .O . 1048 (E ).- --Whereas by notification of the Govemment of India in theMinistry ofFinance number S.O . 844 (E ) 
dated the 17h October, 1995, issued under clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ), the Central Government had specified at serial number 4 , for Venu Eye Institute and Research Centreat Sheikh Sarai , 
New Delhi, by Venu Charitable Society, C -40 , South Extension , Part-II, New Delhi, as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was extended further vide notification number S .O . 
224 (E ) dated the 1st April, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 

· And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed 
properly, made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore, the Central Government, in excrcise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (6 ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Venu 
Eye Institute and Research Centre at Sheikh Sarai, New Delhi, which is being carried out by Venu Charitable Society, C -40 , 
South Extension , Part-II, New Delhi, at the estimated cost of rupees twelve crores sixty lakhs only, as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 -2003. 

INo. 329 -2001/ ENo. NC -100/ 2001 ] 

G. C. SRIVASTAVA, Secy.( N. C.) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली 18 अक्तूबर, 2001 
का . आ . 1049( अ. ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 नवम्बर 1992 की अधिसूचना सं. का . आ. 878 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
एसोसिएशन ऑफ दी डेफ , रजिस्टर्ड आफिस 92, कमला मार्किट, नई दिल्ली - 110002 बधिरों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र की योजना को 
निर्धारण वर्ष 1993 -94 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया 

था जिसे दिनांक 3 मई, 1995 की का . आ . 404 ( अ ) द्वारा जिसेनिर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए और दिनांक 
20 मई, 1998 की अधिसूचना सं. का. आ . 437 ( अ ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 के लिए तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था , और जबकि उक्त 
परियोजना या स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति 
ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसोसिएशन ऑफ दी डेफ , रजिस्टर्ड आफिस 92, कमला मार्किट, नई दिल्ली - 110002 द्वारा 
अधिरों के लिए चलाई जा रही अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र की स्कीम अथवा परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों 
की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 330- 2001 / फा . सं. एन. सी.- 100/ 2001 ] 

जी. सी . श्रीवास्तव, सचिव ( रा. स . ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th October, 2001 
S . O . 1049( E).--- Whercas by notification of the Government of India inthe Ministry of Finance number S. O . 878( E ) 
dated the 30th November, 1992 , issued under clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961), the CentralGovernmenthad specified at serial number 4, for Research and Rehabilitation Centre for the Deaf, by 
Delhi Association of the Deaf,Registered Office 92, Kamla Market, New Delhi - 110002, as an eligible project or scheme for 
a period of three years beginning with assessment year 1993 - 1994 which was extended further vide notification number 
5 .0 .404 (E ) dated the 3rd May, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 and 5 .0 .437 (E ) dated 
the 20thMay, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 -2000 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years, 

And whereas the National Committec has, being satisfied that the said project or scheme is being executed 
properly, made a further recommendation under sub -rule (5) of rule 11Mof the Income tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years; 

Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of 
Research and Rehabilitation Centre for the Deaf, which is being carried out by Delhi Association of the Deaf, Registered 
Office 92,Kamla Market, New Delhi - 110002, at the estimated cost of rupces one crore only ,as an eligible project or scheme 
for a further period of threc years commencing from assessment year 2002 - 2003 . 

| No. 330 -2001/ ENo. NC- 100/ 2001 ] 

G. C . SRIVASTAVA, Secy. ( N. C.) 
अधिसूचना 

नईदिल्ली , 18 अक्तूबर, 2001 
का . आ . 1050( अ. )..... जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 1 अप्रैल 1999 की अधिसूचना सं . का . आ . 212 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दीपालय , 
जी . एन.- 12 , शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली - 110027 द्वारा दीपालय विद्यालय कालकाजी एक्सटेंशन , निकट गोविन्दपुर, नई दिल्ली में गरीब बच्चों को 
शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायता करने की योजना को कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक 
पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 

और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपालय, जी . एन. - 12 , शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली - 110027, द्वारा चलाई जा रही 
दीपालय विद्यालय कालकाजी एक्सटेंशन , निकट गोविन्दपुर , नई दिल्ली में गरीब बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की सहायता के लिए योजना की 
स्कीम अथवा परियोजना को करनिर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए अनुमानित लागत मात्र छह 
करोड़, चालीस लाख रुपए की कार्पस निधि पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 331 - 2001 / फा. सं. एन. सी .- 100/ 2001 ] 

जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( रा. स. ) 
NOTIFICATION 

New Delhi,the 18th October, 2001 
$.O . 1050 (E ).- - Whercas by notification of theGovernmentof India in theMinistry of Finance number S .O . 212 (E ) 
dated the 1st April, 1999 , issued under clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), 
the Central Government had specified at serial number 7 , for Supporting educational needs of poor children in Deepalaya 
School at Kalkaji Extension , Near Govindpur, New Delhi,by Deepalya, GN -12 , Shivaji Enclave, New Delhi - 110027, as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999- 2000 ; 

And whcrcas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed 
properly ,made a further recommendation under sub -rule (5 ) of nile 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years ; 


C 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - -- SEC. 3 ( ii )] 
Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AÇ of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
Supporting educational needs ofpoor children in Deepalaya School at Kalkaji Extension , Near Govindpur, New Delhi, which 
is being carried out by Deepalya , GN - 12, Shivaji Enclave , New Delhi - 110027, at the estimated cost of rupees six crores forty 
lakhs as corpus fund only , as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment 
year 2002- 2003 . 


[ No. 331 -2001/ENO. NC-100 /2001 ) 

G.C. SRIVASTAVA, Secy.( N. C.) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2001 
का . आ . 1051( अ. ). - अबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत जारी की गई. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं . का. आ . 422 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने संदीप 
फाउन्डेशन , 118, जॉली भवन , सं. 1, 10 न्यू मैरीन लाइन्स मुम्बई - 400020 की कच्छ ( गुजरात ) और धुले( महाराष्ट्र ) में स्वास्थ्य देखभाल और 
शैक्षिक गतिविधियों की परियोजना को चलाने के लिए निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अपधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


. और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 115 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संदीप फाउन्डेशन, 118, जॉली भवन, सं . 1, 10 न्यू मैरीन लाइन्स मुम्बई- 400020 
द्वारा चलाई जा रही कच्छ ( गुजरात ) और धुले ( महाराष्ट्र ) में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक गतिविधियों की परियोजना को चलाने के लिएनिर्धारण 
वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए मात्र चालीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 332 - 2001 / फा. सं. एन. सी .- 100/ 2001 ] 

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th October, 2001 
S . O . 1051 (E ). - Whereasby notification of the Governmentof India in theMinistry of Finance number S .O . 422 (E ) 
dated the 19th May, 1998, issued under clause ( b) of the Explanationto section 35AC of the Income-tax Act 1961 ( 43 of 
1961), the Central Government had specified at serial number 6 , for Running ofHealth Care and Education activities atKutch 
( Gujarat) and Dhule ( Maharashtra), by Sundeep Foundation, 118, Jolly Bhavan No.1, 10 , New Marine Lines, Mumbai - 
400020 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999 -2000 ; 

And whereas the said project or scheme is likcly to extend beyond three years, 

And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed 
properly ,made a further recommendation under sub -rule (5) of rule IIMofthe Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
projcct or scheme for a further period of three years, 

Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by subsection ( 1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
Running of Health Care and Education activities at Kutch (Gujarat) and Dhule (Maharashtra ),which is being carried out by 
Sundeep Foundation, 118 , Jolly Bhavan No.1, 10 , New Marine Lines,Mumbai - 400020 , at the estimated cost of rupees forty 
lakhsonly , as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment ycar 2002 - 2003 . 

[ No . 332 -2001/FNo. NC-100/ 2001 ] 

G .C . SRIVASTAVA , Secy.(N . C .) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2001 
का. आ . 1052( अ ), - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. का . आ , 832 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जन 
सेवा संस्थान, 11 महालक्ष्मी सोसायटी, अहमदाबाद - 380007 की दक्षिण गुजरात के भरूच और सूरत जिलों में पिछड़े और पनवासी क्षेत्रों के लिए 
एकल विद्यालय परियोजना को चलाने , और उपस्करों/ वाहनों की खरीद को निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप - नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा 35 .12 लाख रुपये की अनुमानित लागत को संशोधित कर 183. 35 लाख रु. करने की सिफारिश की है । 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए : -- 

( क ) भारतीय जन सेवा संस्थान, 11 महालक्ष्मी सोसायटी, अहमदाबाद - 380007 द्वारा दक्षिण गुजरात के भरूच और सूरत जिलों में चलाई 

जा रही पिछड़े और वनवासी क्षेत्रों के लिए एकल विद्यालय परियोजना को चलाने, और उपस्करों/ वाहनों की खरीद की स्कीम अथवा 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 

स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है , और 
( ख ) दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं . का . आ . 832 ( अ ) को निम्नलिखित प्रभाव से पुनः संशोधित करती है , नामतः उक्त 

अधिसूचना में सारणी में , क्रम संख्या 1 के सम्मुख अधिकतम लागत से संबंधित कालम 4 में अक्षरों , अंकों तथा शब्द " 35. 12 लाख 
रुपये " के स्थान पर अक्षर, अंक और शब्द " 183. 35 लाख रुपये " प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं. 333 - 2001/ फा . सं . एन. सी . 100/ 2001 ] 

जी. सी. श्रीवास्तव , सचिष ( रा. स. ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th October , 2001 
S . O . 1052 (E ). — Whereasby notification of theGovernmentof India in theMinistry of Finance number S . 0 .832(E ) 
dated the 18th September, 1998 , issued under clause (b ) of the Explanation to section 35AC, of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961 ), the CentralGovernment had specified at serial number 1, for Purchase of equipments/vehicles and running ofEkal 
Vidyalaya Project in Backward and Vanwasi areas of Bharuch and Surat Districts of South Gujarat , by Bhartiya Jan Seva 
Sansthan, 11, Mahalakshmi Society, Ahmedabad -380007, as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessmentyear 1999 - 2000 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee has, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of threeycars and amending the project cost from Rs. 35 . 12lakhs to Rs. 183 . 35 lakhs ; 

____ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ), read with 
clause ( b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) : - - 

(a ) hereby specifies the scheme or project of Purchase of equipments/vehicles and running of Ekal Vidyalaya 

Project in Backward and Vanwasi areas of Bharuch and Surat Districts of South Gujarat, which is being 
carried out by Bhartiya Jan Seva Sansthan , 11 ,Mahalakshmi Society, Ahmedabad - 380007, as an eligible 
project or scheme for afurther period of three years beginning with assessmentyear 2002 - 2003; and 
further amends the said notification number S. O . 832 (E ) dated the 18th September, 1998 , to the following 
effect, namely : 
In the said notification , in the Table against serial number 1, in column (4 ) relating to maximum cost for which 
allowed , for the letters , figures and word “ Rs. 35. 12 lakhs" , the letters, figures and word “Rs. 183 .35 lakhs" 
shall be substituted . 

[ No. 333 - 2001/E. NO. NC - 100/ 2001] 

G . C . SRIVASTAVA , Secy. (N .C .) 


33104t /20/ - 3 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC. 3 (ii)] 


- - - - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2001 
का . आ . 1053( अ ). --- जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की दिनांक 14 दिसम्बर , 1995 की अधिसूचना सं. का. आ . 973 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती लक्ष्मी 
और श्री जानकी लाल शाह फाउन्डेशन, 9, नेप्लस, सोखामी रोड , कुफे परेड, बम्बई - 400005 द्वारा श्री 
अनुसंधान केन्द्र के निर्माण, सुसज्जा और उपस्करण के लिए कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों 
की अवधि के लिए दिनांक 11 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं . का . आ . 688 ( अ ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ : वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ; 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति की यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकरनियमावली, 1962 के नियम 113 के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती लक्ष्मी और श्री जानकी लाल शाह फाउन्डेशन, 9, नेपल्स , सोबानी रोड, कुफे परेड , 
बम्बई- 400005 द्वारा चलाई जा रही श्रीमती लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा और अनुसंधान केन्द्र के निर्माण, चलाने, सुसज्जा और उपस्कर की 
परियोजना अथवा स्कीम को करनिर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र दो करोड़ रुपये की 
अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 334 - 2001/ फा . सं . एन . सी . 100/ 2001 ] 


जी . सी . श्रीवास्तव , सचिव ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th October, 2001 


$ . 0 , 1053 (E ). — Whereasby notification of the Government of India in theMinistry of Finance number S . O . 973 (E ) 
dated the 14th December, 1995 , issucd under clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Incomc-lax Act, 1961 (43 
of 1961), the CentralGovernment had specificd at serial number 4 , for Construction , equipments, furnishing and running of 
Smt. Lakshmi Shah Rural Medical and Research Centre , by Smt. Lakshmiand Shri Janki Lal Shah Foundation , 9, Naples, 
Sobani Road , Cuffe Parade, Bombay -400005, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1996 - 1997 which was extended further vide notification number S .O . 688 (E ) dated the 11th August , 1998 for 
a period of three years beginning with assessment year 1999 -2000 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years: 

And whereas the National Committec has, being satisfied that the said project or scheme is being executed 
properly ,made a further recommendation under sub -rule (5) ofrule 11Mofthe Income tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years, 

Now, therefore, the Central Government,in exercise of the powers conferred by sub -section(1 ) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifics the scheme or project of 
Construction , equipments , furnishing and running of Smt. Lakshmi Shah RuralMedical and Research Centre, which is 
being carried out by Smt. Lakshmi and Shri Janki Lal Shah Foundation , 9 , Naples , Sobani Road , Cuffe Parade, 
Bombay -400005 , at thc estimated cost of rupees two croresonly, as an eligible project or scheme for a further period of three 
years commencing from assessment year 2002 -2003. 

No. 334 - 2001/FNo. NC -100/ 2001 ] 
G .C . SRIVASTAVA, Secy. (N .C .) 


Printod by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Dellii - 110064 

and Published by the Controller of Publiogtions , Delhi-110054 . 


